निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 448 ) 


20 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 10 जून 2013 


कार्यालय , संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना 


आदेश 

___ 26 सितम्बर 2012 
सं0 752 / स0स0 — इस कार्यालय के आदेश संख्या 1042 स०स० , पटना दिनांक 19. 10.2011 के द्वारा आदर्श 
जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, सरिस्तावाद , पटना में श्री भीम कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना को परिसमापक नियुक्त किया गया था । 

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 4573 दिनांक 31.08.12 द्वारा श्री भीम कुमार, सहकारिता 
प्रसार पदाधिकारी का स्थानान्तरण सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियां अंचल, पूर्णियां की स्थापना में होने के 
फलरूवरुप विरमित हो चुके हैं । उक्त समिति में परिसमापक की नियुक्ति आवश्यक है । 

अतएव उपरोक्त के आलोक में मैं , पी0 के0 सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमण्डल, पटना 
बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा - 44 (2 ) एवं तदनुसार बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली 1959 के 
नियम 64 (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भीम कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी , पटना अंचल, पटना 
के स्थान पर श्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पटना अंचल , पटना को उक्त समिति का 
परिसमापक नियुक्त करता हूं । 

नवनियुक्त परिसमापक को निर्देया दिया जाता है कि आवश्यकतानुसार पूर्ववत इस संदर्भ में उप -निबंधक , 
सहयोग समितियां ( न्यायिक ) पटना प्रमंडल, पटना से आवश्यकतानुसार अपेक्षित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करेगें तथा 
परिसमापन की प्रगति की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें । 

आदेश से, 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त निबंधक । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 448 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


